निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 310 ) 


___ 15 आषाढ़ 1931 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 6 जुलाई 2009 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

23 जून 2009 
सं० बि . ऊ . - 02 - 04 / 2008 - 983 - सासामुसा सुगर वर्क्स लि ., सासामुसा, गोपालगंज से प्राप्त अभ्यावेदन 
पर संबंधित ईख पदाधिकारी की अनुशंसा एवं संचिका पर उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरान्त विष्णु सुगर मिल्स 
लि ., गोपालगंज को पेराई वर्ष 2008 - 09 से 2010 - 11 तक के लिए अपरम्परागत रूप से आरक्षित ग्रामों की सूची 
(विभागीय आदेश संख्या 1822, दिनांक 30 सितम्बर 2008 द्वारा आरक्षित ) में से निम्नलिखित 7 (सात ) ग्रामों को 
विलोपित किया जाता है । 
क्रमांक जिला का नाम 

प्रखंड ग्राम का नाम 

राजस्व थाना 
404 गोपालगंज कटेया ढोड़िला 

463 
405 गोपालगज 

कटेया मानपुर 

469 
406 गोपालगंज कटेया वभनी 

471 
407 गोपालगंज कटेया कोटवा निलामी 

472 
408 | गोपालगंज कटेया बलुही निलामी 

473 
409 गोपालगज । कटेया जीलवलिया 

478 
410 गोपालगंज कटेया परसौनी 

481 
विभागीय आदेश संख्या 1822 , दिनांक 30 सितम्बर 2008 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कमलेश्वर प्रसाद सिंह, 

ईखायुक्त । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 310 -571 + 15 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


